122 


HARYANA GOVT GAZ .. JAN. 23, 1990 ( MAGHA 3, 1911 SAKA) 


[ PATI 


.. 


लोक निर्माण विभाग 


भवन तथा मार्ग शाखा 


जीन्द सर्कल 


दिनांक 5 जनवरी, 1990 


क्रमांक 752. -- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल यह अनुभव करते हैं कि भूमि सरकार द्वारा , मार्वजनिक खर्च ५र, किसी 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये नामतः ग्राम ढाबी टेकसिंह से रशीदां सड़क बारे तहसील नरवाना , जिला जीन्द के 
लिए अपेक्षित है , एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे विशिष्ट विवरण में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजन के लिए 
अपेक्षित है । 


1 


यह घोषणा 1894 के भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा 6 के उपबन्धों के अधीन उन सब के लिये है जिनसे 
यह सम्बन्धित है, और उक्त अधिनियम की धारा 7 के उपबन्धों के अधीन भूमि अभिग्रहण कलेक्टर , लोक निर्माण विभा , भवन 
नया मार्ग शाखा, जीन्द को एतद्द्वारा उक्त भूमि अभिग्रहण करने का आदेश लेने के लिये निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शे को जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अभिग्रहण कलक्टर, लोक निर्माण विभाग , भवन तथा माग शाखा , 
पौर कार्यकारी इन्जीनियर प्रोवीन्सल डिवीजन, नरवाना, के कार्यालय में देखा जा सकता है । 


विशिष्ट 


विवरण 


जिला 


तहसील 


ग्राम 


खसरा संख्या 


क्षेत्रफल 
( एकड़ों में ) 


नरवाना 


0.15 


11 


रशीदा 
है.ब.नं.57 


( हस्ताक्षर ) 


जीन्द भर्कल, लो . नि . वि . , भ . तथा म. शाखा , 

जीन्द । 


PUBLIO WORKS DEPARTMENT 


BUILDINGS AND ROADS BRANCH 


Circle Jind 


The 9th January , 1990 
No. . 753. - Whereas the Governor of Haryana is satisfied that land described in the specif tat.en 
below is needed by the Government, at public expensc , for a public purpose , namely. consti ucting 
of a road Devru to Kurar Ibrahimpur in Sonepat District for which notification No. 723, dated 
16th August, 1989 under section 4 of the Land Acquisition Act, 1894. has been published, it is 
hereby declared that the land described in the specification helow is required for the aforesaid 
purpose. 


This declaration is made under the provisions of section 6 of the Land Acquisition Act, 194 . 
to all whom it may concern and under the provision of section 7 of the said Act , ihc Land Acquisition 
Collector, P.W.D., B. & R. Branch , Haryana, Ambala Cantt . or District Revenue Cfficer-cui: -I and 
Acquisition Collector , Sonepatis hereby directed to take ( ider for the acquisition of the said 
land . 


PARTI] 


HARYANA GOVT GAZ., JAN . 23, 1990 (MAGHA 3, 1911 SAKA ) 


123 


Plans of the land may be inspected in the offices of the Land Acquisition Collector, Haryana 
PWD , B & R Branch , Ambala Cantt or District Revenue Officer -cum- I and Acquisition Collector , Sonepat 
and the Executive Engineer, Provincial Division, P.W.D., B. & R . Branch, Sonepat. 

SPECIFICATIONS 


District 


Tehsil 


Locality / 
Village 


Hadbast 

No. 


Khasra Nos . 


Area in 
acres 


Soncpat Sonepat 


Kurmar Ibrahimpur 


92 


0.22 


43 


79 


4,5 


. 


( Sd.) 

"Superintending Engineer , 
Jind Circle , P.W.D., B. & R. Branch , Jind. 


लोक निर्माण विभाग 
भवन एवं मार्ग शाखा 


जीन्द सकल 


दिनांक 9 जनवरी , 1990 


कमांक 753. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा , सरकारी व्यय पर सार्वजनिक 
प्रयोजना जिला सोनीपत में देवडू से कुराड़ इब्राहिमपुर मार्ग, जिला सोनीपत के निर्माण हेतू भूमि ली जानी अपेक्षित है , 
जिसके लिये भूमि अभिग्रहण अधिनियम की धारा .4 के अधीन हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन एवं मार्ग शाखा , 
जीन्द सल अधिसूचना संख्य 723, दिनांक 16 अगस्त, 1989 प्रकाशित की गई है , अतः यह घोषित किया जाता है कि 
निम्न विशिष्टियों में वर्णित भूमि उपरोक्त प्रयोजनार्थ प्रपेक्षित है । 
यह घोषणा भूमि 

अभिग्रहण अधिनियम , 1894 की धारा 8 के सबन्ध के अधीन उन समी व्यक्तियों को 
जारी की जाती हैं जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 7 के प्रवीन भूमि अभिरहण कलैक्टर, 
लोक दिर्माण विभाग , भवन तया मार्ग शाखा, अम्बाला छावनी या जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलेक्टर, 
सोनीपत की उक्त भूमि के अभिग्रहण हेतू प्रादेश लेने लिए निर्देश दिया जाता है । 


भूमि के नक्शों का निरीक्षण भूमि अभिग्रहण कलैक्टर, लोक निर्माण विभाग, भवन तथा मार्ग शाखा, अम्बाला 
छावनी : जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि अभिग्रहण कलैक्टर , सोनीपत तथा कार्यकारी अभियन्ता , प्रान्तीय-मण्डल , 
लोक निर्माण विभाग, भवन तया मार्ग शाखा, सोनीपत के कार्यालय में किया जा सकता है । 


विशिष्ट 


जिला 


तहसील 


क्षेत्रफल 


परिक्षेत्र 
गांव 


खसरा सं ० 


हदबस्त 
सं ० 


सोनीपय 


सोनीपत 


92 


0.28 


43 


कुराड़ 
इब्राहिमपुर 


79 


4, 5 


( हस्ताक्षर) 

अधीक्षक अभियन्ता , 
जीन्द सर्कल लोक निर्माण विभाग , 
भवन एवं मार्ग शाखा, जीन्द । 


